Tehqeeqi Pamphlet No. 7 


TR सहाबा में तरटी 


hte 
Fl न 
5 2 
g 
ys m am =n 
5 whseoneusi IE | TTT 
fe ji 
m. Ppi 


"कक SSS SS 
i alin ali, 


ABOUT US 


Abde Mustafa Official, a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at 
Our motto : Serving Quraano Sunnat, preaching Ilme Deen and 
to reform people. 


This team came into existence in the year 2012 and in very 
few years this team did a lot of acts. 

There 15 also a special place of Abde Mustafa Official on 
social media networking sites. 


Lots of people from all over the world are connected to us 
via Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube and 
Blogger. 


Abde Mustafa Official 


abo EN 


| [ABDE MUSTAFA 


ABDE MUSTAFA OFFICIAL 


abdemustafaofficial.blogspot.com 


गैरे सहाबी के लिये रठिअल्लाहु त'आला Hog का इस्तिमाल 
कहा जाता है कि सिर्फ़ सहाबा -ए- किराम के नाम के साथ "रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हु' का इस्तिमाल करना चाहिये और किसी के लिये ये कलिमात इस्तिमाल करना 
जाइज़ नहीं, ये बात आवाम में तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बदमज़हबों की तरफ़ से 
भी इसे बतौर एतराज़ पेश किया जाता है, दुरुस्त ये है कि सहाबा -ए- किराम के 
अलावा भी इन कलिमात का इस्तिमाल किया जा सकता है और इसे साबित करने के 
लिये हमारे पास कई दलाइल हैं। इस रिसाले में इस मस'अले पर तफ़सीली कलाम 
किया गया है, हम ने कई उलमा -ए- Sect Yad की तहक़ीक़ात को इस में जमा 
किया है जिन के मुताले के बाद क़ारिईन पर ये मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो जायेगा। 
अल्लाह त'आला इरशाद फ़रमाता है : 
७ क 0 ६0 BE AU coe sale St 
०१४५०००0१६. GLAS GENE ES Gis 059 si ve 
(8.7 
"बेशक जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये वही तमाम मख्लूक में सब से 
बेहतर हैं, उन का सिला उन के रब के पास बागात (जन्नत में) हैं जिन के नीचे नहं 
बहती हैं, उन में हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन से राज़ी हुआ और वो उस से राज़ी हुये, 
ये सिला उस के लिये है जो अपने रब से डरे।" 
खाज़िन में है: अल्लाह अज्जवजल उन की इताअत और इख्लास से राज़ी हुआ और 
वो उस के करम और उस की अता से राज़ी हुये, ये अज़ीम बशारत उस के लिये है जो 
दुनिया में अपने रब से डरे और उस की नाफ़रमानी से बचे। 

(Ub Aer lei) 
तफ़सीरे सिरातुल जिनान में है: हर वली और बुजुर्ग को "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
कह सकते हैं, ये लफ्ज़ सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं। इस आयत में ये 
मज़मून साफ़ मौजूद है। 


Cz tis) 


इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु सहाबा -ए- किराम रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम को तो कहा ही जायेगा, 
आइम्मा व औलिया व उलमा -ए- दीन को भी कह सकते हैं। किताबे मुस्तताब 
बहजतुल असरार शरीफ़ व जुमला तसानीफ़ आरिफ़ बिल्लाह सैय्यिद अब्दुल वहाब 
शारानी वगैरह अकाबिर में शाय'अ व ज़ाय'अ है। तनवीरुल अब्सार में है: 
CN AS 3,२०६ IIS Ys 2५०५ (5 ००००२ ०००५ ०५००५ om Us Lua GPT (०८५... 
Olsok E Stan u Fn) 
सहाबा -ए- किराम के अस्मा -ए- गिरामी के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्ह" कहना 
या लिखना मुस्तहब है। ताबईन और बाद वाले उलमा -ए- किराम और शुरफ़ा के लिये 
रहमतुल्लाह त'आला अलैह" कहना या लिखना मुस्तहब है और इस का उलट भी 
राजेअ क़ौल की बिना पर जाइज़ है यानी सहाबा -ए- किराम के साथ रहमतुल्लाह 
त'आला अलैह और दूसरों के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु"। 

(388 236 < 29758) 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहीमहुल्लाह लिखते हें कि बुजुर्गाने 
दीन के नाम के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु" कहना और लिखना जाइज़ है। 
सहाबा -ए- किराम रिदवानल्लाहि अलेहिम अजमईन के साथ इस की खुसूसियात 
साबित नहीं, क़रआने मजीद में सहाबा -ए- किराम और उन के मुत्तबईन सब के लिये 
फ़रमाया गया रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम। 

CON. ele sds ८७०4७१७ 
साहिबे हिदाया के तलामिज़ा ने जहाँ उन का खास क़ौल "हिदाया" में ज़िक्र किया यूँ 
कहा 

"azs able YG" 
यानी मुसन्निफ़ रदिअल्लाहु अन्हु ने ये फ़रमाया और दीगर कुतुब में अक्सर जगह 
आइम्मा के अस्मा के साथ तर्दी मक्ूब व AGH है। 

(345 AGI) 


अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि "रदिअल्लाहु 
अन्हु' का दुआईया जुमला सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं, गरे सहाबा के नाम 
के साथ भी इस का इस्तिमाल जाइज़ है। इसी लिये बुजुर्गों ने बड़े-बड़े उलमा व 
मशाइख के लिये भी इस को इस्तिमाल फ़रमाया है जैसा कि हज़रत शीख अब्दुल हक़ 
मुहद्दिस द्हेलवी रहमतुल्लाह त'आला अलैह ने अशअतुल लमआत, जिल्द चहारुम, 
सफ़हा 743 पर हज़रते उवैसे HT को रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखा और 
अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रष्दुल मुहतार, जिल्द अव्वल, 
मतबूआ देवबन्द सफ़हात 35, 36, 37 और सफ़हा 42 पर हज़रते इमाम अबू हनीफ़ा 
रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखा और मिश्कात के मुसन्निफ़ हज़रते शैख वलीउद्दीन 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह खतीबे तबरेजी ने मिश्कात शरीफ़ के मुक़द्दमा, सफ़हा 11 पर 
Aled मसाबीह अल्लामा अबू मुहम्मद बिन मसऊद फरार बगवी को रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु लिखा और अल्लामा शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने नसीमुर रियाज़ जिल्द 
अव्वल सफ़हा 5 पर अल्लामा क्राज़ी अयाज़ को रदिअल्लाहु अन्ह लिखा और हज़रते 
गीसे पाक रदिअल्लाहु अन्ह के नाम के साथ कई जगह दुआईया जुमला लिखा जब 
कि इन में से कोई Geral नहीं तो मालूम हुआ कि गैरे सहाबी के नाम के साथ 
रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखना और कहना जाइज़ है।-यहाँ तक कि आम देवबन्दी 
वहाबी जो रदिअल्लाहु त'आला अन्ह को सहाबी के साथ खास समझते हैं और गैरे 
सहाबी को रदिअल्लाहु अन्ह कहने पर लड़ पड़ते हैं, उन के पेशवा मौलवी क़ासिम और 
मौलवी रशीद अहमद गंगोही को भी रदिअल्लाहु अन्ह लिखा गया है जैसा कि 
तज़्किरतुर रशीद, जिल्द अव्वल, सफ़हा 28 पर है, मौलाना क्रासिम साहिब मौलाना 
रशीद अहमद साहिब रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम........अलख। 


इन तमाम हवाला जात से रोज़े रीशन की तरह वाज़ेह हो गया कि गैरे सहाबी के नाम 
के साथ रदिअल्लाहु अन्हु कहना जाइज़ है। 


(5412s ot 


आप एक जगह और लिखते हैं कि गैरे सहाबी के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का 
इस्तिमाल करना जाइज़ है, जेसा कि दुर्र मुख्तार मअ शामी, जिल्द पंजुम, सफ़हा 470 
में है : 

CN JE aE 1900009 sd Ny 2५०५ 2 ००००२ ०००५ ०५००५ ०० Us 2222102221 (०८५... 

(2/350 SEES Seau 2.४.) 

"सहाबा -ए- किराम के अस्मा -ए- गिरामी के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु' कहना 
या लिखना मुस्तहब है। ताबईन और बाद वाले उलमा -ए- किराम और शुरफ़ा के लिये 
"रहमतुल्लाह त'आला अलेह" कहना या लिखना मुस्तहब है और इस का उलट भी 
राजेअ क़ौल की बिना पर जाइज़ है यानी सहाबा -ए- किराम के साथ रहमतुल्लाह 
त'आला अलैह और दूसरों के साथ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु। 
हज़रत अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन खफ़ाजी रहमतुल्लाह Acts नसीमुर रियाज़, शरह 
शिफ़ा क़ाज़ी अयाज़ जिल्द सोम, सफ़हा 509 में तहरीर फ़रमाते हैं, अम्बिया -ए- 
किराम के अलावा आइम्मा वगैरह SAAT व मशाइख को गुफ़रान व WT से याद 
किया जाये और रदिअल्लाहु त'आला AS कहा जाये। 

(४) 
फिर अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने कई हवाले पेश फ़रमाये हैं जिन से 
साबित होता है कि रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल सहाबा के साथ खास नहीं 
है। 

(426U dai) 
yi OE 
में है: सहाबा -ए- किराम के नामों के साथ रदिअल्लाहु अन्ह और ताबईन उज्जाम, उन 
के बाद वाले SAAT -ए- किराम, इबादत गुज़ारों और तमाम औलिया -ए- किराम के 
नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहना मुस्तहब है। 
सवाल : क्या इस के बरअक्स भी हो सकता है? यानी औलिया व उलमा के लिये 
रदिअल्लाहु अन्हु और सहाबा -ए- किराम के लिये रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? 


जवाब : बाज़ उलमा -ए- किराम रहीमहुमुल्लाहु त'आला फ़रमाते हैं "ऐसा करना 
जाइज़ नहीं बल्कि रदिअल्लाहु अन्हु सहाबा -ए- किराम के साथ खास है और उन के 
अलावा बाक़ी सब के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहा जायेगा जब कि हज़रते सैय्यिदुना 
इमाम नीवी अलैहिर्हमा (मुतवफ्फ़ा 554 हिजरी) फरमाते हैं : "यह सहीह नहीं, बल्कि 
सहीह वही है जो जम्हूर उलमा -ए- किराम रहीमहुमुल्लाहु त'आला का मौक़िफ़ है कि 
ऐसा कहना मुस्तहब है और इस के बेशुमार दलाइल हैं। 

(99 Pe JIT bel AZIE asf ia ॥ OP (121) 
अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं: 
फ़तावा की मशहूर किताब दुरं मुख्तार में इसे जाइज़ लिखा गया है, अल्लामा क़ाज़ी 
अयाज़ ने आइम्मा, ताबईन व उलमा वगैरह के साथ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के 
इस्तिमाल को जाइज़ लिखा है, इमाम नौवी ने इमाम बुखारी व मुस्लिम को 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखा है 

ro 

मिश्कात में साहिबे मसाबीह को रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखा गया है, उलमा -ए- 
तफ़सीर में इमाम तबरी व इमाम नस्फ़ी दोनों के लिये रहमतुल्लाह अलैह और 
रदिअल्लाहु अन्हु लिखा हुआ मिलेगा, अगर ढूंढा जाये तो ऐसे नामीं की लाईन लग 
जायेगी, सूफिया -ए- किराम के तज़्किरा में ये कसरत से मिलता है और देवबन्दियों ने 
भी अपने अकाबिरीन के लिये कई मक़ामात पर यह कलिमात इस्तिमाल किये हैं। 


(124 1G Ab) 


एक और मक़ाम पर आप लिखते हैं कि अल्लाह त'आला के तमाम नेक बन्दों के साथ 
रहमतुल्लाह ATS और रदिअल्लाहु त'आला BS लिखा जा सकता है और क्रुरआने 
पाक की आयत से यही मालूम होता है (फ़िर आप ने सूरह अल- बय्यिनह की वही 
आयात लिखी है जिन्हें हम नक़ल कर चुके है) 


(335 5G) 


अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिरहमा लिखते हैं कि सहाबा -ए- किराम 
के अलावा दीगर मशाइख व उलमा को रदिअल्लाहु अन्हु कहना सलफ़ और खलफ़ से 
चला आ रहा है, और इस का जवाब क़्रआन मजीद से माखूज़ है। सूरह तौबा में 
फ़रमाया : 

"और सब में अगले और पहले मुहाजिर और अंसार जो भलाई के साथ उन के पैरो हुये, 
अल्लाह उन से राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हो गये। 

इस आयत में मुहाजिरीन व अन्सार के साथ-साथ भलाई के साथ क्रियामत तक उन 
के मुत्तबईन के लिये फरमाया और दूसरी आयत में मुत्लक्रन हर नेक वा सॉलेह मोमिन 
के लिये फ़रमाया इस लिये जो ये कहता है कि रदिअल्लाहु अन्हु का सीगा सहाबा -ए- 
किराम के साथ खास है Al BAM मजीद के खिलाफ़ कह रहा है। 

मज़हबी किताबों के मुताले से ये ज़ाहिर है कि आइम्मा -ए- अअलाम, मशाइखे 
SHAT ने सैकड़ों गैरे सहाबी, STAT ब मशाइख के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
इस्तिमाल फ़रमाया है। अगर खाली उन सब को नाम लेकर जमा किया जाये तो कम 
अज़ कम सी सफ़हे की किताब तैय्यार हो जाये। (फ़िर आप ने साइल की तस्कीन के 
लिये चंद हवाला जात पेश फ़रमाये हैं।) 

COTO EEL) 
एक और सवाल के जवाब में लिखते हैं कि रदिअल्लाहु BS सहाबा -ए- किराम के 
लिये खास नहीं बल्कि उम्मत के जमीअ सुलहा के लिये हमेशा से इस्तिमाल होता 
आया है। खुद RAM में मुतअद्दद जगह सुलहाए उम्मत के लिये ये सीगा वारिद है। 


(453 36 ECE) 


अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद फज़ले करीम रज़वी लिखते हैं कि इमाम मुहक़्क्रिक अलल 
इत्लाक़ वगैरह अकाबिरीन ने फरमाया है कि : 

Lee oOo ३ dea! Es 
जो बात अदब व ताज़ीम में दखल रखती हो वो अच्छी है। क्रुरआने मजीद में यह सीगा 
तमाम नेक लोगों के लिये इस्तिमाल हुआ है। 


(४) 
(6087 2b nF ZU) 


हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल क्रादरी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि रदिअल्लाहु अन्हु 
सिर्फ़ सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं बल्कि ताबईन व तबअ ताबईन, आइम्मा 
व मुज्तहिदीन, फुक़हा व मुहद्दिस, औलिया -ए- किराम व उलमा -ए- आअलाम के 
लिये भी जाइज़ बल्कि मशाइख का मअमूल है जैसा कि तनवीरूल अब्सार व दुर 
मुख्तार में इस तरह की तसरीह है। 

(४) 

391 3G) 
अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद वक्रारुद्दीन क्रादरी रहीमहुल्लाह-लिखते हैं कि क़ुरआने करीम 
में है : 

"और जो भलाई के साथ उन के पैरो हुये, अल्लाह त'आला उन से राज़ी हुआ और वो 
अल्लाह त'आला से राज़ी हुये।" 

यह जुम्ला जब किसी मुसलमान के लिये बोला जाता है तो मक़सूदे दुआ होता है, 
लिहाज़ा मुसलमान के लिये यह जुम्ला दुआ के तौर पर इस्तिमाल करने मैं कोई हर्ज 
Tell दुर मुख्तार में इसे जाइज़ लिखा गया है। 

(346 1G) 
अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद खलील खान बरकाती लिखते हैं कि अस्सलातु वस्सलाम 
अलफाज़ बिला शुब्हा हज़राते अम्बिया -ए- किराम के साथ मख्सूस है। बाक़ी 
अल्फाज़ ना सहाबा के साथ मख्सूस हैं और ना औलिया -ए- किराम के साथ ब-सूरते 
दुआ व बा-निय्यते इंशा, रदिअल्लाहु त'आला अन्हु हज़राते औलिया -ए- किराम, 
उलमा -ए- उज्जाम के साथ भी बोला जाता है, जैसा कि रहमतुल्लाह अलैह औलिया 
व SAAT दोनों पर अलबत्ता रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ सहाबा -ए- किराम के नामों 
के साथ मस्मूअ नहीं और ना मअमूल है। 


(95U 1G ~ Ü) 
एक और मक्राम पर लिखते हैं कि रदिअल्लाहु अन्हु सहाबा के साथ खास नहीं है 
बल्कि बुजुर्गाने मिल्लत के लिये भी इस्तिमाल होता चला आ रहा है जैसा कि 
मिश्कात में साहिबे मसाबीह को रदिअल्लाहु अन्हु लिखा गया है और भी कई मिसालें 
मौजूद हैं (फिर आप ने हवाला जात नक़्ल किये हैं।) 

(४) 
(13471) 
मौलाना मुहम्मद अजमल अत्तारी ने अपनी किताब इमामुल औलिया में छह सफ़हात 
पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी है जिस में कई दलाइल और हवाला जात पेश किये हैं 
जिन से साबित होता है कि इस का इस्तिमाल सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं 
बल्कि औलिया व उलमा के लिये भी इस का इस्तिमाल जाइज़ है। 

(34029 kisi) 
अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान लिखते हैं कि उर्फे आम में चूँकि सहाबा -ए- 
किराम के इस्मे गिरामी के साथ रदिअल्लाहु अन्हु बोला और लिखा जाता है बल्कि 
तक़रीबन उस का इल्तिज़ाम किया जाता है, इसलिये ये समझ लिया गया है कि 
शायद ये सहाबा -ए- किराम का लक़बे खास है लेकिन यह नज़रिया दुरुस्त नहीं है, 
क्योंकि कुरआन मजीद में इस का इतलाक़ मुअमिनीन सॉलिहीन के लिये आम है। 
(फिर आप ने आयात व दीगर हवाला जात से इसे साबित किया है।) 

७ ८ 0 ME) 
फ़तावा मरकज़ी तरबियत इफ्ता में हे कि बुजुर्गाने दीन के नाम के साथ रदिअल्लाहु 
अन्हु लिखना जाइज़ है। सहाबा के साथ इस की खुसूसियत साबित नहीं है बल्कि 
क्रुरआन में सहाबा और उन के मुत्तबईन के लिये इस्तिमाल किया गया है। 

(651 2G II » (४४9) 
हज़रत अल्लामा thet अहमद उवैसी रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि रदिअल्लाहु 
अन्हु का इस्तिमाल सहाबा के साथ खास नहीं लिहाज़ा गैरे सहाबा के लिये भी जाइज़ 


है। (फिर आप ने टुर मुख्तार, शामी, नसीमुर रियाज़ और भी कुछ हवाला जात दिये 
हैं 

(4027 ore) 2 ७) 
ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि 
तर्दी जिस तरह सहाबा के लिये जाइज़ है इसी तरह गैरे सहाबा के लिये भी रवा है। इस 
के जवाज़ की St मुख्तार वगैरह मुअतमद कुतुब में तसरीह है और कुरआन मजीद में 
अलल उमूम सब के लिये मुस्तअमल है। 

(425 1G ICE) 
एक और सवाल के जवाब में आप ने तफ़सील से इस सवाल की तहक्रीक्र पेश 
फ़रमाई है और कई हवालों से इसे साबित किया है कि सहाबा के साथ खास नहीं है। 

(471 ka) 
एक और मक़ाम पर लिखते हे कि ये सहाबा के साथ खास नहीं, गरि सहाबा के लिये 
भी कह सकते हैं। 

(CNL ier ४५७) 
अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस का इस्तिमाल सहाबा के 
साथ खास नहीं है फिर आयात लिखने के बाद इमाम नौवी का क़ौल नक़्ल करते हैं 
कि तमाम उलमा -ए- दीन और सॉलिहीन के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु और 
रहमतुल्लाह अलेह कहना और लिखना चाहिये। 

CU) 
इमाम राज़ी जहाँ आइम्मा -ए- मुज्तहिदीन का ज़िक्र करते हैं वहाँ रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हु लिखते हैं मसलन इमाम अबू हनीफ़ा रदिअल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया। 


Obie) 


QT Awe UP) 


ये कुछ हवाला जात थे जो हम ने कुतुबे अहले सुन्नत से पेश किये वरना फ़िरक़ा -ए- 
बातिला की किताबों में कसरत से इस का इस्तिमाल मिलता है कि वो अपने 
अकाबिरीन के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखते हैं और उन की आवाम अहले 
सुन्नत पर एतराज़ करती है। अगर तमाम हवाला जात को जमअ किया जाये तो 
बक़ौल अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी "एक सौ सफ़हात से ज्यादा की 
किताब बन जायेगी" और हम ने इसे एक मुख्तसर रिसाले की शक़्ल देने के लिये कई 
हवाला जात को तफ़सीलन नक़्ल नहीं किया और इबारात भी मुकम्मल नक़ल नहीं 
की गई हैं बल्कि खुलासा लिखने पर इक्तिफा किया गया है। 


इस रिसाले में जितने हवाले जात नक़्ल किये हैं, इनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो 
जाती है कि गरे सहाबा के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्ह का इस्तिमाल ना सिर्फ़ 
जाइज़ है बल्कि सलफ़ व खलफ़ में राइज और कुतुब में मजकूर है। इस की तख्सीस 
सहाबा -ए- किराम के साथ साबित नहीं बल्कि आयाते क्रुरआनी से भी यही माखूज़ है 
कि ये मृत्तबईने सहाबा, सॉलिहीन व बुजुर्गाने दीन के लिये भी इस्तिमाल किया जा 
सकता है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


OUR OTHER PAMPHLETS 


इश्क़ -ए- मजाज़ी 


मुन्तख़ब मज़ामीन का मजमुआ 


अल्लाह त्‌आला 


को उपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
| 


आला हज़रत, मुफ्तीये आज़मे हिन्द, सदरुश्शरीया, | 
शारहे बुखारी, फकीहे मिल्लत, बहरुल उलूम, | 


